निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 86) पटना. बुधवाघ,133 AM 2010 


( सं0 पटना 86 ) 


___ 14 माघ 1931 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 3 फरवरी 2010 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


_ _ _ _ _ 


- - - 


अधिसूचना 

21 जनवरी 2010 
सं0 प्र02वि01 - 34/ 2008 - 349 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- 9 ( ख ) तथा 10 
एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा ( 7 ) एवं ( 8 ) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार 
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 2( छ ) 3 एवं ( 4 ) में अंकित शर्तों के अधीन प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, राज्य आयोग बिहार , पटना के ज्ञापांक 1320 , दिनांक 
18 दिसम्बर 2009 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को 
उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ - 3 में उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरम में स्तम्भ 4 में वर्णित 
तिथि के अनुरूप पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है: 


नाम 


जिला उपभोक्ता फोरम का 


क्रम 
सं० 


अभ्युक्ति 


नाम 


1 


2 
श्री विमल कुमार 


1 


औरंगाबाद 


अधिसूचना उपरान्त 
योगदान की तिथि से 


.܂ 


ܐܙ 


ܙܙ 


ܐܙܐܐ 


ܙܝ܂ 


श्री हरिश्चन्द्र सिंह 
| श्री रामानुज सिन्हा 
| श्री रामध्यानजी पाल 
| श्री शशीकान्त सिंह 

श्री विनय शंकर मिश्रा 

श्री राधेश्याम प्रसाद 
8 | श्री महात्तम प्रसाद 


भोजपुर ( आरा) 
बेगूसराय 
सुपौल 
लखीसराय 
मधुबनी 
मोतिहारी 
कैमूर ( भभूआ ) 


03 फरवरी 2010 
15 फरवरी 2010 
24 फरवरी 2010 
06 मई 2010 


| 


बिहार गजट ( असाधारण), 3 फरवरी 2010 


2 . क्रमांक 01 से 04 पर अंकित जिलों के लिए नियुक्ति अध्यक्ष अधिसूचना निर्गत होने 
की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान समर्पित करेंगे तथा क्रमांक 05 से 08 पर अंकित जिलों 
के लिए नियुक्त अध्यक्ष स्तम्भ 04 में वर्णित तिथि से एक सप्ताह के अन्दर योगदान समर्पित करेंगे । 
निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

3 . अध्यक्षों का वेतन सेवा निवृति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प 
सं0 1434, दिनांक 09 मार्च 2000 के आलोक में निर्धारित होगा। 

4 . नव नियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देगें । योगदान 
की प्रति अध्यक्ष , राज्य आयोग /निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय , खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 
विभाग , बिहार , पटना को भी उपलब्ध करायेगें । योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण - पत्र की 
अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा- पत्र अवश्य समर्पित करेंगे । वांछित प्रमाण - पत्र के अभाव में योगदान 
स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

त्रिपुरारि शरण, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 86- 571 + 20 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


